पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 /2013-2015 .” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001 . " 


सत्यमवजयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 46 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2020 - कार्तिक 22 , शक 1942 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रुति नायर आत्मजा श्री गोपाल राजेश, उम्र 19 वर्ष, निवासी - प्लाट नं . - 132 , लक्ष्मी नगर, 
रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग . ) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम श्रुति एस (Shruti S ) था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों में दर्ज है . मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रुति नायर ( Shruti Nair ) रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रुति नायर ( Shruti Nair) आत्मजा श्री गोपाल राजेश ( Shri Gopal Rajesh) के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा 
व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रुति एस ( Shruti S ) 
पिता - श्री गोपाल राजेश 
( D / o - Shri Gopal Rajesh) 

निवासी - प्लाट नं. - 132 , 
लक्ष्मी नगर , रिसाली, भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ . ग . ) 


श्रुति नायर 
( Shruti Nair ) 
पिता - श्री गोपाल राजेश 
( D / o -Shri Gopal Rajesh) 

निवासी - प्लाट नं . - 132 , 
लक्ष्मी नगर, रिसाली, भिलाई , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ . ग . ) 


935 


936 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , गोपाल राजेश आत्मज स्व . के . जी . पिल्लई, उम्र 51 वर्ष, निवासी - प्लाट नं.- 132 , 
लक्ष्मी नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग . ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम आर. श्रीजीत ( R. Shrijit ) था जो कि उसके 
समस्त प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों में दर्ज है . मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम जयप्रकाश नायर रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अत : अब से मेरे पुत्र को जयप्रकाश नायर ( Jayprakash Nair) आत्मज श्री गोपाल राजेश ( Shri Gopal Rajesh) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


आर. श्रीजीत 


(( R. Shrijit ) 
पिता - श्री गोपाल राजेश 
( S / o - Shri Gopal Rajesh) 

निवासी - प्लाट नं. - 132 , 
लक्ष्मी नगर , रिसाली, भिलाई, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ . ग . ) 


जयप्रकाश नायर 
( Jayprakash Nair ) 
पिता - श्री गोपाल राजेश 
( S / o - Shri Gopal Rajesh ) 

निवासी - प्लाट नं. - 132 , 
लक्ष्मी नगर, रिसाली, भिलाई , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ . ग . ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती गीता देवी चनापे ध . प . श्री देवेन्द्र कुमार चनापे, उम्र 51 वर्ष, जाति महार , निवासी 
प्लाट नंबर -664 / 8, वार्ड नंबर -9, ग्राम धनोरा, तहसील व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम गीता चापले आत्मजा तिहारू राम 
मेश्राम था . मेरा विवाह श्री देवेन्द्र कुमार चनापे के साथ संपन्न हुआ. पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती गीता देवी चनापे रख 
ली हूँ. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गीता देवी ( Smt . Geeta Devi ) दर्ज है, जो कि अपूर्ण 
है , जिसे परिवर्तित कर पूर्ण नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब से मुझे श्रीमती गीता देवी चनापे ( Smt . Geeta DeviChanape ) ध. प . श्री देवेन्द्र कुमार चनापे ( Shri Devendra Kumar 
Chanape ) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.. 


पुराना नाम 


नया नाम 


गीता चापले, 
गीता देवी ( Smt . Geeta Devi ) 

पति - श्री देवेन्द्र कुमार चनापे 
( W / o - Shri Devendra Kumar Chanape) 

निवासी - प्लाट नंबर -664 / 8, 
वार्ड नंबर -9, ग्राम - धनोरा, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


श्रीमती गीता देवी चनापे 
(( Smt . Geeta Devi Chanape) 

पति - श्री देवेन्द्र कुमार चनापे 
( W / o - Shri Devendra Kumar Chanape) 

निवासी - प्लाट नंबर -664 / 8, 
वार्ड नंबर -9, ग्राम - धनोरा , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2020 


937 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप लाल आत्मज श्री विश्वनाथ लाल, उम्र 59 वर्ष, निवासी - चन्द्र नगर कोहका, दुर्गा मंदिर 
के पास , आयप्पा नगर कोहका, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग . ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ . मेरे सर्विस 
रिकार्ड में मेरी पुत्री का नाम सृष्टि ( Shristi ) दर्ज है जिसकी स्पेलिंग ( वर्तनी ) त्रुटिपूर्ण व अपूर्ण है , जबकि मेरी पुत्री का पूर्ण व वास्तविक नाम सृष्टि 
लाल ( Shrishti Lal ) है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है . मैं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पुत्री का नाम परिवर्तित 
कर वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब से मेरी पुत्री को सृष्टि लाल ( Shrishti Lal ) आत्मजा प्रदीप लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सृष्टि 

( Shristi ) 
पिता - श्री प्रदीप लाल 
( D / o - Shri Pradeep Lal ) 
निवासी - चन्द्र नगर, कोहका, 

दुर्गा मंदिर के पास , 
आयप्पा नगर, कोहका, भिलाई, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


सृष्टि लाल 
( Shrishti Lal ) 
पिता - श्री प्रदीप लाल 
( D / o -Shri Pradeep Lal) 
निवासी - चन्द्र नगर, कोहका, 

दुर्गा मंदिर के पास , 
आयप्पा नगर, कोहका, भिलाई , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , चन्द्र कैलाश जैन आत्मज श्री मिश्री लाल जैन, उम्र 50 वर्ष, निवासी - जामगांव ( आर . ) 
तहसील पाटन , जिला दुर्ग ( छ . ग . ) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम चन्द्र कैलाश जैन है . जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है . मेरे राजस्व 
रिकार्ड में , चन्द्र कैलाश व मेरे नाम के बीमा रिकार्ड में मेरा नाम चौथमल जैन दर्ज है , जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब से मुझे चन्द्र कैलाश जैन आत्मज श्री मिश्री लाल जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


चौथमल जैन 


चन्द्र कैलाश 


पिता - श्री मिश्री लाल जैन 
निवासी - जामगांव ( आर . ) 

तहसील - पाटन , 
जिला- दुर्ग ( छ . ग . ) 


चन्द्र कैलाश जैन 
पिता - श्री मिश्री लाल जैन 
निवासी - जामगांव ( आर . ) 

तहसील - पाटन, 
जिला- दुर्ग ( छ . ग . ) 


938 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , के. एस. अनिलजीत आत्मज श्री पी . के. सत्यवर्धन, उम्र 55 वर्ष, निवासी - क्वा. नं . - 6 - ए, 
सड़क नं. - 36 , सेक्टर -10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग . ) का हूँ. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अनिलजीत कुमार के. 
एस. तथा कुछ शासकीय / अर्द्धशासकीय विभागों के रिकार्ड में के . एस . अनिलजीत कुमार दर्ज है . मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम के . एस. 
अनिलजीत रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे के. एस. अनिलजीत ( K. S.Aniljeet ) आत्मज श्री पी. के. सत्यवर्धन ( Shri P K. Sathyavrithan) के नाम से 
जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अनिलजीत कुमार के. एस . 
( Aniljeet Kumar K. S. ) , 
के . एस . अनिलजीत कुमार 
( K. S. Aniljeet Kumar ), 

पिता- श्री पी . के . सत्यवर्धन 
( S /o- Shri P. K. Sathyavrithan ) 
निवासी - क्वा . नं . - 6 - ए . 

सड़क नं . - 36 , 
सेक्टर -10 , भिलाई, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


के . एस. अनिलजीत 

( K. S. Aniljeet ) 
पिता- श्री पी . के. सत्यवर्धन 
( S / o- Shri P. K. Sathyavrithan ) 
निवासी - क्वा. नं . - 6 - ए, 

सड़क नं . - 36 , 
सेक्टर -10 , भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती दुर्गा भलावी ध. प . श्री भोजराज भलावी, उम्र 60 वर्ष, निवासी - श्याम नगर, वार्ड नं. 
16 , भिलाई-3, तहसील पाटन जिला दुर्ग ( छ . ग . ) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम Ku. Durga Vithu Kodape था, जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों में दर्ज है . मेरा विवाह श्री भोजराज भलावी के साथ संपन्न हुआ . विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती दुर्गा भलावी 
रख ली हूँ, किन्तु मेरे मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम दुर्गा पति भोजराज तथा मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा घरेलू नाम Smt . Girija Bhalavi 
दर्ज है . मैं अपने परिवर्तित नये नाम को मेरे व मेरे पति के समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती दुर्गा भलावी Smt . Durga Bhalavi ध . प . श्री भोजराज भलावी ( Shri Bhojraj Bhalavi ) के नाम से 
जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


Ku . Durga Vithu Kodape, 
Durga , Smt . Girija Bhalavi 
पति- भोजराज ( Bhojraj ) 

निवासी - श्याम नगर , 
वार्ड नं. - 16 , भिलाई -3, 

तहसील - पाटन, 
जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती दुर्गा भलावी 
( Smt. Durga Bhalavi ) 

पति- श्री भोजराज भलावी 
( W / o - Shri Bhojraj Bhalavi ) 

निवासी - श्याम नगर, 
वार्ड नं . - 16 , भिलाई -3, 

तहसील - पाटन, 
जिला- दुर्ग ( छ . ग . ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2020 


939 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रीत मिश्रा आत्मजा श्री सतीश प्रसाद मिश्रा, उम्र 37 वर्ष, निवासी - एम. आई. जी . 2-1712 , 
हाऊसिंग बोर्ड , वार्ड नं. - 16 , इण्ड्रस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग . ) की हूँ. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व ड्रायविंग 
लायसेंस में मेरा नाम Rita Mishra , Ku, Rita Mishra आत्मजा S. P. Mishra , जन्म प्रमाण पत्र में रिटा मिश्रा आत्मजा सतीश मिश्रा, आधार 
कार्ड, मतदाता परिचय पत्र , पासपोर्ट , पेनकार्ड में रीता मिश्रा, Mishra Rita आत्मजा सतीश प्रसाद मिश्रा दर्ज है . मैंने अपना नाम परिवर्तित कर 
नया नाम रीत मिश्रा Reet Mishra आत्मजा सतीश प्रसाद मिश्रा Satish Prasad Mishra रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत : अब से मुझे रीत मिश्रा ( Reet Mishra) आत्मजा श्री सतीश प्रसाद मिश्रा ( Shri Satish Prasad Mishra ) के नाम से जाना , 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रीता मिश्रा , रिटा मिश्रा , 

( Rita Mishra) 
Ku , Rita Mishra , 

Mishra Rita 

पिता- S. P. Mishra 
निवासी - एम . आई. जी. 2-1712 , 
हाऊसिंग बोर्ड, वार्ड नं . - 16 , 
इण्ड्रस्ट्रीयल एरिया , भिलाई , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


रीत मिश्रा 
( Reet Mishra) 
पिता - श्री सतीश प्रसाद मिश्रा 
( D /o- Shri Satish Prasad Mishra ) 
निवासी - एम. आई. जी . 2-1712 , 
हाऊसिंग बोर्ड, वार्ड नं. - 16 , 
इण्ड्रस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती डेरहीन साहू ध . प . श्री गुलेश्वर प्रसाद साहू, उम्र 49 वर्ष, निवासी -ब्लाक नं . - 1/ ए, 
सड़क नं. - 07 , सेक्टर -01, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग . ) 490001 की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत 
हैं , उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती डेरहीन बाई दर्ज है . मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती डेरहीन साहू रख ली हूँ. तथा 
इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी 


अतः अब से मुझे श्रीमती डेरहीन साहू ( Smt . Derhin Sahu ) ध. प . श्री गुलेश्वर प्रसाद साहू ( W / o - Shri Guleshwar Prasad Sahu ) 
के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती डेरहीन बाई 

( Smt . Derhin Bai ) 

पति - श्री गुलेश्वर प्रसाद साहू 
( W / o -Shri Guleshwar Prasad Sahu ) 

निवासी - ब्लाक नं . - 1 / ए, 
सड़क नं . - 07, सेक्टर -01, 

भिलाई नगर , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 

पिन- 490001 


श्रीमती डेरहीन साहू 
( Smt . Derhin Sahu ) 

पति - श्री गुलेश्वर प्रसाद साहू 
( W / o - Shri Guleshwar Prasad Sahu ) 

निवासी - ब्लाक नं . - 1/ ए, 
सड़क नं. - 07 , सेक्टर -01, 

भिलाई नगर , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ . ग . ) 

पिन- 490001 


940 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , संतोष रामटेके आत्मज श्री विजय रामटेके, उम्र 26 वर्ष, निवासी - ग्राम व पोस्ट रसमड़ा, 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग . ) का हूँ. यह कि मेरा पूर्ण व वास्तविक नाम संतोष रामटेके है किन्तु मेरे कक्षा 8 वीं से 12वीं तक के शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों में मेरा नाम संतोष आत्मज विजय व चित्ररेखा दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम संतोष रामटेके आत्मज श्री विजय रामटेके व 
माता श्रीमती चित्ररेखा रामटेके है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है , मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ 
दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया 


अत : अब से मुझे संतोष रामटेके आत्मज श्री विजय रामटेके के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


संतोष 
पिता- श्री विजय 
माता - श्रीमती चित्ररेखा 
निवासी - ग्राम व पोस्ट रसमड़ा, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


संतोष रामटेके 
पिता- श्री विजय रामटेके 
माता - श्रीमती चित्ररेखा रामटेके 
निवासी - ग्राम व पोस्ट रसमड़ा, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ . ग . ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , चन्द्रशेखर बोरकर आत्मज श्री शिवाजी बोरकर, उम्र 28 वर्ष, जाति महार, निवासी- ग्राम 
कोकड़ी, तहसील कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ( छ . ग . ) का हूँ. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम चन्द्रशेखर आ. शिवाजी 
दर्ज है , जो कि अपूर्ण है , जबकि मेरा पूर्ण नाम चन्द्रशेखर बोरकर आ . शिवाजी बोरकर है , जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड, बैंक रिकार्ड , आधार कार्ड, 
पेनकार्ड आदि में दर्ज है , मैं मेरे पूर्ण नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों /दस्तावेजों में दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया 


. 


अत : अब से मुझे चन्द्रशेखर बोरकर ( Chandrashekhar Borkar) आत्मज श्री शिवाजी बोरकर ( Shivaji Borkar ) के नाम से 
जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


चन्द्रशेखर 
(Chandrashekhar ) 

पिता- श्री शिवाजी 
( S / o -Shri Shivaji ) 
निवासी - ग्राम - कोकड़ी, 

तहसील - कांकेर, 
जिला - उत्तर बस्तर कांकेर ( छ . ग . ) 


चन्द्रशेखर बोरकर 
( Chandrashekhar Borkar ) 

पिता- श्री शिवाजी बोरकर 
( S / o - Shri Shivaji Borkar ) 
निवासी - ग्राम - कोकड़ी, 

तहसील - कांकेर, 
जिला - उत्तर बस्तर कांकेर ( छ . ग . ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2020 


941 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


कार्यालय पंजीयक लोक न्यास अनुविभाग अम्बिकापुर, सरगुजा ( छ . ग . ) 


सरगुजा , दिनांक 14 अक्टूबर 2020 


प्ररूप - चार 
[ नियम 5 ( 1 ) देखिए ] 


छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के 
नियम 5 का उप नियम ( 1 ) देखिए. 


क्रमांक / 10879 /वाचक -1/2020.- यह कि श्री विश्वनाथ यादव आ. जे . आर. यादव, ट्रस्टी सरगुजा अंचल विपश्यना चेरिटेबल ट्रस्ट , 
निवासी 72 - रामनिवास नगर कालोनी नमनाकला अंबिकापुर तहसील अंबिकापुर जिला सरगुजा ( छ . ग . ) ने छ . ग . लोक न्यास अधिनियम 1951 
( 1951 का 30 ) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है . एतद्द्वारा 
सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 16-11-2020 को विचार के लिए लिया जाएगा. 


अतः मैं अजय त्रिपाठी, अनुविभाग अम्बिकापुर के लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16-11-2020 को उक्त 
अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) में अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ . 


अत : एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और 
किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित 
कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में समक्ष में उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. 
उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा. 


अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


लोक न्यास का नाम व पता 


!. 


सरगुजा अंचल विपश्यना चेरिटेबल ट्रस्ट, निवासी 72 - रामनिवास नगर कालोनी 
नमनाकला अंबिकापुर तहसील अंबिकापुर जिला सरगुजा ( छ . ग . ) 


2 . 


अचल संपत्ति 


निरंक 


3 . 


चल संपत्ति 


निरंक 


( अजय त्रिपाठी ) 

पंजीयक 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020 . 


